HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), JULY 22, 2016 

___ ( ASAR. 31 , 1938 SAKA) 


333 


भाग - III 


हरियाणा सरकार 
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 22 जुलाई, 2016 
संख्या सा०का०नि० 22 / संवि० / अनु० 309 / 2016. - - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय ( गुप ग ) सेवा नियम , 1998, 
को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. ये नियम हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय ( गुप ग ) सेवा (संशोधन) नियम , 2016, कहे जा सकते हैं । 
2. हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय ( गुप ग ) सेवा नियम, 1998 में , परिशिष्ट ख में , - 
I. क्रम संख्या 3 के सामने , खाना 4 के नीचे, "स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा " शीर्ष के नीचे, मद (i) के स्थान 

पर , निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
"(i) 10 + 2 प्रथम श्रेणी / स्नातक या इसके समकक्ष; 

( भूतपूर्व सैनिकों हेतु केवल 10 + 2);"; 
II . क्रम संख्या 11 के सामने , खाना 4 के नीचे, "स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा " शीर्ष के नीचे, मद (i) के स्थान 

पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
_ (i) 10 + 2 प्रथम श्रेणी / स्नातक या इसके समकक्ष; 

( भूतपूर्व सैनिकों हेतु केवल 10 + 2);"; 
III. क्रम संख्या 13 के सामने, खाना 4 के नीचे, " स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा शीर्ष के नीचे, मद (i) के स्थान 

पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
"(i) 10 + 2 प्रथम श्रेणी / स्नातक या इसके समकक्ष; 

( भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 + 2 या सेना में पन्द्रह वर्ष की सेवा के साथ प्रथम श्रेणी का सेना प्रमाण - पत्र); "; 
IV क्रम संख्या 15 के सामने , खाना 4 के नीचे, 

( क ) " पदोन्नति द्वारा " शीर्ष के नीचे, मद (i) के स्थान पर , निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: 
"(i) 10 + 2 ; 
टिप्पण : - दिनांक 07 - 11 - 2013 को या उससे पहले भर्ती किए गए रैस्टोरर, डुप्लिकेटिंग मशीन 

ऑपरेटर इत्यादि या किसी भी ग्रुप घ पद अर्थात् सेवादार, चौकीदार या फराश इत्यादि 

की दशा में शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक होगी । "; 
( ख ) " स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा " शीर्ष के नीचे, मद (i) के स्थान पर , निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित 

की जाएगी, अर्थात् : 
____ 10 + 2 प्रथम श्रेणी / स्नातक या इसके समकक्ष; 

( भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 + 2 या सेना में पन्द्रह वर्ष की सेवा के साथ प्रथम श्रेणी का सेना 
प्रमाण - पत्र);" । 


"(i) 


केशनी आनंद अरोड़ा , 
अपर मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार , 

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग । 


334 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), JULY 22 , 2016 

(ASAR . 31, 1938 SAKA) 


[ Authorised English Translation ] 


1 . 


II. 


HARYANA GOVERNMENT 
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 

Notification 

The 22nd July, 2016 
No. G .S . R . 22 /Const./Art/309 /2016 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana 
Financial Commissioner s Office (Group C ) Service Rules, 1998 , namely : 

These rules may be called the Haryana Financial Commissioner s Office (Group C ) Service (Amendment) 

Rules, 2016 . 
2 . In the Haryana Financial Commissioner s Office (Group C ) Service (Amendment) Rules, 1998 , in 

Appendix B , 
I. against serial number 3, under column 4, under heading ‘ By transfer or deputation for item (i), the 

following item shall be substituted , namely : 
“ (i) 10 + 2 First Division /Graduate or equivalent; 

(For Ex - Servicemen 10 + 2 only );” ; 
against serial number 11 , under column 4 , under heading ‘By transfer or deputation , for item (i), the 
following item shall be substituted , namely : 
“ (i) 10 + 2 First Division /Graduate or equivalent; 

(For Ex -Servicemen 10 + 2 only);" ; 
against serial number 13 , under column 4 , under heading ‘ By transfer or deputation for item (i), the 
following item shall be substituted , namely : 
“ (i) 10 + 2 First Division /Graduate or equivalent; 

(For Ex -Servicemen 10 + 2 or 15 years service in the Army with Army Certificate of Class- I);" ; 
IV . against serial number 15 , under column 4 , 

(a ) under heading ‘ By Promotion , for item (i), the following item shall be substituted , namely : 
“ (i) 10 + 2 ; 
Note : - In case of Restorar, Duplicating Machine Operator etc . or any Group D 

post i.e. Peon , Chowkidar or Frash etc., who recruited on or before 

07 - 11 -2013 , academic qualification shall beMatric ” ; and 
(b ) under heading ‘ By transfer or deputation , for item (i), the following item shall be substituted , 

namely : 
“ (i) 10 + 2 First Division /Graduate or equivalent; 

“ ( For Ex - Servicemen 10 + 2 or 15 years service in the Army with Army Certificate of 
Class -I);" . 


III. 


KESHNI ANAND ARORA , 
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana, 

Revenue and Disaster Management Department. 


54479 — L . R . - H .G . P ., Chd. 


